cfare 


go -( t ) - 72 


REGISTERED NO. D -( D ) - 29 


IRGITUSIYET 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT II -- 05 3 - - 39808 ( i) 
PART II- Section 3 Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 124 ) 
No. 124 ) 


f front , AFT , $ 19 , 1975 /4T 29, 18 97 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 19 , 1975 /VAISAKHA 29, 1897 


= UN 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be fllod 

as a separate compllation 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

ORDER 

New Delhi, the 19th May 1975 
G . S . R . 285 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by clauses ( 3 ) and (4 ) 
of article 371D of the Constitution , the President hereby makes the following 
Order , namely : 

1. Short title , extent and commencement. — ( 1) This Order may be called the 
Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975 , 

(2 ) It extends to the whole of the State of Andhra Pradesh , 

( 3 ) It shall come into force on such date as the Central Government may , by 
notification in the Official Gazette, appoint, 
2 . Interpretation . — ( 1 ) In this Order, unless the context otherwise requires , 

( a ) " Bench " means a Bench of the Tribunal; 
(b ) “ Chairman " means the Chairman of the Tribunal; 
( c ) " member " means n member of the Tribunal, and includes the Chairman ; 
( d ) " person cmployed " means an individual, in relation to whom the Tribu 

nal has jurisdiction in respect of the matters specified in paragraph 6 

of this Order ; 
( e ) " State " means the State of Andhra Pradesh ; 
( f) " State Government” means the Government of Andhra Pradesh ; 
( 8 ) " Tribunal" means the Andhra Pradesh Administrative Tribunal con 
stituted under paragraph 3 of this Order ; 

( 1071 ) 


der : 


1072 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ Pars H -- 


( h ) " village Officer" means any person who holds any of the village Alices 

of headman , munsif, reddy , monigar, peddakapu , patol karnam , pat 
wari, neerganti, neeradli , vetti, kawalkar, toti, talayari, tandalgar , 
Sethsindhi or any other village office , by whatever designation it may 

be locally known . 
( 2 ) The Gencral Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897) applies for the interpretation 
of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act. 

3 . Constitution of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal. — ( 1 ) There 
shall be constituted an Administrative Tribunal for the State of Andhra Pradesh , 
to be kown as " the Andhra Pradesh Administrative Tribunal" consisting of a 
Chairman and not less than two other members to be appointed by the President. 

( 2 ) The Chairman shall be a person who , at the time of his appointment to the 
Tribunal, is a judge of a High Court and the other members shall be persons 
having knowledge of public administration or law . 

( 3 ) Save as otherwise provided in this Order, every member shall hold office 
for a period of tiree years from the date on which he enters upon his office ; 

Provided that a member shall, notwithstanding the expiration of this term , 
continue to hold office until his guccessor enters upon his office , 

( 4 ) When a Judge of a High Court , crying as the Chairman , ceases to be such 
Judge otherwise than as a result of rotirement, he shall thcrcupon be deemed to 
have vacated his office as Chairman , 

(5 ) A member may, by writing under his hand addressed to the President, 
resign his office at any time. 

(O ) The Chairman and other members shall recelve such remuneration and 
other allowances and shall be governed by such conditions of service as may be 
determined by the Central Government: 


Provided that neither the remuneration and sillowances for the other conditions 
of service of the Chairman or any other member shall be varied to his disadvantago 
after his appointment. 


4 . Appointment of acting Chairman - When the office of Chairman is vacant or 
when the Chairman is , by reason of absence or otherwise , unable to perform the 
duties of his omnce , the duties of the office shall be performed by such one of the 
other members as the President may appoint for the purpose . 

5 . Seat of the Tribunal. — The principal seat of the Tribunal shall be at Hydera 
bad but the Benches may also sit at such other place or places as the Chairman 
may , from to time, specify . 


6. Jurisdiction , powers and authority of the Tribunal, — ( 1 ) Save as otherwise 
expressly provided in this Order, the Tribunal shall exercise all the jurisdiction . 
powers and authority which , immediately before the commencement of this Order , 
were exercisable by all courts (except the Supreme Court) with respect to appoint 
ment, allotment or promotion to any public post, seniority of persons appointed , 
allotted or promoted to such post and all other conditions of service of such per 
sons. 


( 2 ) Nothing in sub - paragraph ( 1 ) of this paragraph shall apply to , or in relation 


to , - 


( a ) persons appointed on contract for a specified term or purpose ; 
( b ) members of the All - India services ; 
( c ) persons on deputation with the State Government or any local authority 

within the State being persons in the service of the Central or any 

other State Government or other authority ; 
( d ) persons employed on a part- time basis; and 
( c ) village officers. 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub -paragraph ( 1 ) of this para 
graphi the Tribunal shall have no jurisdiction with respect to any matter 
involving the dismissal , removal or reduction in rank of a person who is a 
member of a civil service of the State or who holds a civil post under the State . 
If the provisions of clause ( a ) or clause ( b ) or clause ( c ) of the proviso to 


Sec . 3 (i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


1073 


- 


clause ( 2 ) of article 311 of the Constitution apply to , or in relation to , such 
dismissal, removal or reduction in rank , 


( 4 ) Subject to the provisions of this Order, the law in force immediately before 
the commencement ot this Order with respect to the practice , procedure and dispo . 
sal of petitions for the issue of directions, orders or writs under article 226 of tho 
Constitution , by the High Court of Andhra Pradesh , shall , with such mod Ilcations 
as may be made by the Tribunal, apply with respect to the practice , procedure and 
disposal of petitions by the Tribunal in the exercise of its jurisdiction , power and 
authority under this paragraph : 


Provided that the Tribunal shall not grant an interim injunction in respect of 
any matter pending before it , except after giving notice to the Stute Government, 
local authority or offlcer or authority under that Government or local authority 
and the parties concerned and after giving an opportunity of being heard to all 
or any of them , 


Explanation . For the purposes of this paragraph ,- - 
(i) " public posts ” mean 

( a ) all classes of posts in all civil services of the State ; 
( b ) all classes of civil posts under the State ; and 
( c ) all classes of posts under the control of any local authority within 

the State ; 
( ii ) " local authority " does not includo any local authority which is not sub 

ject to the control of the State Government, 


7 . Authority of the Tribunal to receivo representations . - ( 1 ) The Tribunal may 
receive , from persons employed , or, as the case may be, from persons claiming 
under them , representations for the redress of their grievances relating to matters 
within its jurisdiction and admit , after such enquiry as it may deem fit , such 
representations: 


Provided that the Tribunal shall not admit any such representation 
( a ) unless the person concerned has availed of the remedies provided under 

the relevant rules for making such representation to the State Gov 
ernment or to any local authority , as the case may be , or to any 
other oficer or other authority under the State Government or local 

authority and has failed to secure such redress ; or 
( b ) if a period of more than six months has elapsed after a final order re 

jecting the representation for the redress of such grievance has been 
made by the State Government or local authority , as the case may 
be, or other officer or authority under the State Government or local 

authority under the relevant rules . 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub - paragraph ( 1 ) of this para 
graph , tlie Tribunal may , in its discretion , amit a representation made under 
that sub -paragraph if it is satisfied , having icgard to all the circumstances of 
the case , that it is just and proper so to do . 


( 3 ) Every representation under this paragraph shall be in the form of a peti 
tion supported by an affidavit and shall be accompanied by a treasury receipt 
for the payment of a fee of Rs. 50 . 00 ; 


Provided that , where the Tribunal refuses to admit a representation , it may , 
in its discretion , order tha - efund of the fee Su paid . 


(4 ) Where a representation has been admitted by the Tribunal for the redress 
of any grievance under this paragraph , all procecdings for the redress of such 
grievance pending before the State Government or local authority , as the case 
may be , or any officer or authority under the State Government or local authority 
shall abate and save as otherwise directed by the Tribunal, no representation 
for the redress of such grievance shall tliereafter be entertaincd by the State 
Government or local authority or slich officer or authority . 


1074 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ t aki Iba 

- - - - - - 
Explanation . For the purpose of this paragraph , a person shall be grenied 
to have availed of the remedies releired to in clause ( a ) of the proviso to sub 
paragraph ( 1 ) of 1111 $ paragiaph and failed to secure redress in respect of any 
grievance 
( 1) if any final order has been made by the State Government or local 

authority , or other officer or authority under the State Government 
or local authority competent to pass such order under the relevant 

rules lejecting any representation for such redress ; or 
( ii) If the representation so submitted has not been disposed of within a 

period of six inonths froin the date of its submission . 
8 . Disposal of representations by the Tribunal . - ( 1 ) The Tribunal shall. after 
admitting any representation under paragraph 7 of this Order , furnish copies 
thereof to the State Government, or the local authority , as the case may be, and 
to such other officers, authorities and persons as it may consider necessary or ex 
pedient and require them to make their submissions in respect of the representa 
tion within such time as may be specified by the Tribunal; and every such sub 
mission shall be in writing and shall be in the form of an affidavit, 

( 2 ) After the expiration of the limo specified for the receipt of submissions, 
the Tribunal shall fix a date for the hearing of the representation and give notice 
of such date to the person inaking such representation , to the State Government 
or local authority , as the case may be, and to every Officer , authority or person 
who has made a submission in respect of such representation 

( 3 ) On the date fixed for the hearing or on any other date to which the hear 
ing may be adjourned , the Tribunal shall hear the parties concerned and make 
such order thereon as it deems fit, 

( 4 ) A copy of every order made by the Tribunal shall be furnished to the 
person making the representation , to the State Government or the local autho 
rity concerned , and to every officer or authority or person who has made a sub 
mission in respect of such representation . 

9. Certain proceedings to be forwarded to the State Government. When the 
Tribunal passes an order finally disposing of any case under the provisions of 
this Order , the proceedings thereof shall be forwarded to the State Government . 

10. Procedure of Tribunal.- ( 1 ) The powers and functions of the Tribunal 
may be exercised and discharged by Benches constituted by the Chairman from 
amongst the members thereof. 

( 2 ) Such of the matters other than thoge which are required to be heard 
and determined under sub - paragraphs ( 3 ) and ( 4 ) of this paragraph by a Divi 
sion Bench or a Full Bench may be heard and determined by a single member : 

Provided that the member before whom the matter is posted for hearing may 
at any time, adjourn it for hearing and determination by a Division Bench or a 
T ull Bench . 

(3 ) Any matter the determination of which by the Tribunal involves any 
question of general application in relation to persons employed , not being any 
matter which is required to be heard and determined by a Full Bench under 
şub - paragraph ( 4 ) of this paragraph , may be heard and determined by a Division 
Bench 


Provided that if both the members of a Bench agree that the determination 
involves a question of substanțial importance , they may order that the matter 
or the question at issue be referred to a Full Bench . 

( 4 ) A Full Bench shall be a Bench of any number not less than three of the 
members and the following matters may be heard and determined by a Full 
Bench , namely : 
(1 ) appointment or promotion to any post in respect of which the Tribunal 

exercises jurisdiction under this order ; 
( ll) seniority of persons employed in respect of such posts; 
( 14 ) the determination of all matters arising out of the integration of any 

services of the State consequent on the provisions of the States Re 
organisation Act, 1956 (37 of 1956 ) , 


Sec , 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


1075 


- 


- 


(5 ) : the members of a Bench ditler in opinion on any point, the point shall be 
decided according to the opinion of the majority , if there is a majority , but if the 
members are equally ulvided, they shall settle the point or points on which they 
differ , and the case shall then be referred by the Chairman for hcaring on such 
point or points by one or more of the members (other than those who have Arst 
heard such case ) and such point or points shall be decided according to the opinion 
of the majority of the members who have heard the case , including those who 
first heard . 

( 6 ) Subject to the provisions of this Order , the Tribunal shall have power to 
regulate its own procedure and the procedure of Benches thereof in all matters 
arising out of the exercise of its powers or of the discharge of its functions. 


11, Power of Tribunal to summon and examine witnesses and direct produc 
tion of documents . The Tribunal shall, for the purposes of this Order, have 
all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil 
Procedure , 1908 (5 of 1908 ) , and in particular in respect of the following matters , 
namely 
( a ) summoning and enforcing the attendance of any person and examining 

him on oath ; 
(b ) requiring the discovery and production of any document; 
( C ) receiving evidence on affidavit ; 
( ) requisitioning any public record or copy thereof from any court or 

office; and 
(c ) issuing commissions for examination of witnesses or documents . 
12. Contempt of Tribunal.- - The Tribunal shall be deemed to be a civil court 
for the purposes of sections 345 and 346 of the Chde of Criminal Procedure , 1973 
( 2 of 1974 ). 


13 . State of the Tribunal. — The State Government shall, after consultation with 
the Chairman , determine the number and categories of the officers and other em . 
ployees to be provided for the Tribunal and shall make available the services of 
such officers and other employees. 

14 . Transfer of proceedings from the High Court of Andhra Pradesh , etc ., to tho 
Tribunal- ( 1) Such of the proceedings pending 

(i) in the High Court of Andhra Pradesh ; or 
(11) in any other civil court in that State, immediately before the commence 

ment of this Order as are certified after such commencement by the 
Chief Justice of that High Court or the District Judge exercising 
jurisdiction over such other court , as the case may be, having regard 
to the jurisdiction , powers and authority of the Tribunal and other 
circumstances , to be proceedings which ought to be heard and decided 
by the Tribunal shall , as soon as may be, after such certification , be 

transferred to the Tribunal. 
(2 ) Notwithstanding anything contained in sub -paragraph ( 1) of this para 
graph , 
( 1) the High Court of Andhra Pradesh shall have and the Tribunal shall not 

have , jurisdiction to entertain , hear or dispose of apoeals , applications 
for leave to appeal to the Supreme Court, applications for review and 
other proceedings where any such proceedings seek any relict in respect 

of any order passed by that High Court; or 
(li ) any other civil court in the State shall have and the Tribunal shall not 

have, jurisdiction to entertain , hear and dispose of applications for 
review and other proceedings where any such proceedings seek any 

relieť in respect of any order passed by that court . 
Explanation . — For the purposes of sub - paragraphs ( 1 ) and (2 ) of this paragraph - - 
( a ) proceedings shall be deemed to be pending in the High Court of Andhra 

Pradesh or any other civil court in the State until that court has dis 
posed of all issues between the parties , including any issues with 
respect to the taxation of the costs of the proceedings and shall in 

clude appeals ; 
(b ) references to the High Court of Andhra Pradesh shall be construed as 

including references to a judge or division court thereof, and refer 
ences to an order made by a court or a judge shall be construed as 


1076 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART II- . 


including references to a judgment or decree passed by that court or 

judge , 
15. Right to appear or to act in proceedings transferred to the Tribunal. - - Any 
person who, immcdlately before the commencement of this order , is an advocate 
entitled to practice in the High Court of Andhra Pradesh and was authorised to 
appear or to act in any proceedings transferred from that High Court or from any 
other civil court within that State to the Tribunal under paragraph 14 of this order 
oball have the right to appear or to act , as the case may be , before the Tribunal in 
relation to those procecdings. 


stafely before heurt of Andhra om 


INo. 3 / 5 / AP/ 74- Poll ( K ) ] 
By order and in the name of 

the President, 


P. P. NAYYAR, Jt. Secy. 


गृह मंत्रालय 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 19 मई , 1975 
का० प्रा० 285( अ ). -संविधान के अनुच्छेद 3714 के खण्ड ( 3) और ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थातः 

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ . - - ( 1 ) इस आदेश का नाम आन्ध्र प्रदेश 
प्रशासनिक अधिकरण प्रादेश, 1975 है । 

( 2 ) इसका विस्तार आन्ध्र प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य पर है । 

( 3 ) यह एसो तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपन्न में अधिसूचना 
द्वार , नियत करे । 

2.निर्वाचन. - ( 1 ) इम आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,- - 

( क ) "न्याय पीठ " से अधिकरण का न्याय पीठ अभिप्रेत है ; 
( ख ) "अध्यक्ष " से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ सदस्य ” से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और उसके अन्तगत 

अध्यक्ष भी है ; 
( घ ) “नियोजित व्यक्ति " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में अधिकरण 

को इस आदेश के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में अधिकारिता 

प्राप्त है ; 
( ङ ) " राज्य " से प्रान्ध्र प्रदेश का राज्य अभिप्रेत है ; 
( च ) “ राज्य सरकार " से आन्ध्र प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है ; 
( छ ) “ अधिकरण " से इस आदेश के पैरा 3 के अधीन आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक 

अधिकरण अभिप्रेत है ; 
( ज ) “ग्राणि अधिकारी " से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो हैडमैन, मुन्सिफ , रेडी , 

मोनीजर , पैडाका , पटेल , करनाम , पटवारी, नीरगंटी , नीराडी, बेटी , 
कावलकर , तोती , तलयारी , टन्डलगर , सैठसिन्धी में से कोई ग्रामीण पद या 


SEC. 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


1077 


कोई अन्य ग्रामीण पद जो चाहे किसी भी पदनाम से स्थानीय रूप से ज्ञात 

हो , धारित करता हो । 
( 2 ) साधारण खण्ड अधिनियम 1897 ( 1897 का 10 ) इस आदेश के निर्वच 
के लिए ऐमे लाग ता है जैसे केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लाग होता है । 

3. माघ्र प्रवेश प्रशासनिक अधिकरण का गठन. - ( 1 ) आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण 
के रूप में ज्ञात , आन्ध्रप्रदेश के राज्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाएगा 
नो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और दो से अन्यून दूसरे सदस्यों से मिलकर बनेगा । 


( 2 ) अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो अधिकरण में उसकी नियक्ति के समय , उच्च 
न्यायालय का न्यायाधीश है और अन्य सदस्य के व्यक्ति होंगे जिनको लोक प्रशासन या विधि 
में ज्ञान है । 


( 3 ) इस आदेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक सदस्य उस तारीख से 
जिसको वह उसके पद में प्रविष्टि होता है , तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण 
करेगा ; 


परन्तु यह कि सदस्य , उसकी अवधि को समाप्ति के होते हुए भी , उस समय तक 
पद धारण करता हुआ बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसके पद में प्रविष्ट 
नहीं होता । 

( 4 ) जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अध्यक्ष के रूा में सेवा करते हुए , सेवा 
नियनि के परिणामस्वरूप में अन्यथा ऐसे न्यायाधीश नही रहता तो यह तदुपरि अध्यक्ष के 
रूप में उसके पद को रिक्न किया हया मममा जाएगा । 

( 5) सदस्य, अपने हाथ से राष्ट्रपति को लिखित रूप में किसी समय अपना पद 
म्याग सकेगा । 


( 6 ) अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐपा पारिश्रमिक और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे और 
ऐसी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए : 

परन्तु यह कि न तो पारिश्रमिक और भर्ती में , अध्यक्ष या किसी अन्य सदग्य की 
सेवा की अन्य शनों में , उसको नियक्ति के पश्चात् उसके , अलाभ के लिए फेरफार किया 
जाएगा । 


4. कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति . -- जब अध्यक्ष का पद रिक्त है या जब अध्यक्ष , 
अनुपस्थिति के कारण से या अन्यथा , उसके पद के कर्तव्य करने में असमर्थ है तो पद के कर्त्तव्य 
अन्य सदस्यों में से ऐसे सदस्य द्वारा किए जाऐंगे जिसे राष्ट्रपति इम प्रयोजनार्थ नियुक्त करे । 


5 . अधिकरण का स्थान -- - प्रधिकरण का प्रधान स्थान हैदराबाद में होगा किन्तु न्याय 
पीठ ऐसे किसी स्थान या स्थानों में भी बैठ सकेंगी जिसे अध्यक्ष समय समय पर विनिर्दिष्ट करे । 


. अधिकरण को अधिकारिता शक्तियां और प्राधिकार.---- ( 1 ) इस आदेश में अन्यथा 
अभिव्यक्त रूप में उपबन्धिन के सिवाय अधिकरण सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकरण 
का प्रयोग करेगा , जो , इस आदेश के प्रारम्भ से ठीक पूर्व सभी न्यायालयो द्वारा ( उच्चतम 
न्यायालय के सिवाय ) नियुक्ति , आवंटन या किसी लोक पद मे प्रोन्नति , नियुक्त किए गए 


1078 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART 1 


व्यक्तियों की ज्येष्ठता ऐसे पद पर आवंटन या प्रोन्नति और ऐसे व्यक्तियों का सेवा का अन्य 
सभी शर्तों के बारे में प्रयोक्तव्य थी । 

( 2 ) इस पैरा के उप पैरा ( 1 ) में की कोई बात, - - 

( क ) विनिर्दिष्ट अवधि या प्रयोजन के लिए संविदा पर नियुक्त व्यक्ति , 
( ख ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों ; 
( ग ) राज्य के भीतर किसो स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति 

पर व्यक्तियों, जो केन्द्रीय या अन्य किसी राज्य सरकार या अन्य प्राधि 

कारी की सेवा में है ; 
( घ ) अशंकालिक आधार पर नियोजित व्यक्ति ; 

( 1 ) ग्रामीण अधिकारियों , 
को , या उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होगी । 

( 3) इमपरा के उप पैरा ( 1 ) में अन्नविष्ट किसी बात क होत हुए भी , अधि 
करण को उस व्यक्ति के पद में जो राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन 
सिविल पद धारण करता है , पदच्युति , हटाया जाने या अवनत करने को अन्तर्वलित करने 
वाले किसी मामले के बारे में अधिकारिता नहीं होगी , यदि संविधान के अनुच्छेद 311 के 
( 2 ) के परन्तुक के खण्ड ( क ) या खण्ड ( ख ) या खण्ड (ग ) के उपबन्ध पद से 
ऐसी पदच्युति हटाये जाने या अवनत किए जाने को या उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं । 

( 4 ) इस आदेश के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए , आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों 
द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन निदेश , आदेश या रिटों के जारी करने की , 

आवेदनों की पद्धति, प्रक्रिया और निपटारे के बारे में इस प्रादेश के प्रारम्भ से ठीक पूर्व 
प्रवृत्त विधि , ऐसे उपान्तरों के साथ जो अधिकरण द्वारा किये जाए , आवेदनों की पद्धति , 
प्रक्रिया और निपटारे के बारे में अधिकरण द्वारा , इस पैरा के अधीन उसकी अधिकारिता , 
शक्तियां और प्राधिकार के प्रयोग में लाग होंगी ; 


परन्तु यह कि अधिकरण उसके सामने लम्बित किसी मामले के बारे में , राज्य 
सरकार स्थानीय प्राधिकारी या उस सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन अधिकारी 
या प्राधिकारी और सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् , और उनमें से सभी या किसी 
को सुनवाई का असवर देने के पश्चात् , के सिवाय , अन्तरिम आदेश अनुदत्त नहीं करेगा । 

स्पष्टीकरण. -- इस पैरा के प्रयोजनार्थ, 
(i ) “लोक पदों " से अभिप्रेत है,-- 

( क ) राज्य की सभी सिविल सेवाओं में सभी पदों के वर्ग , 
( ख ) राज्य के अधीन सिविल पदों के सभी वर्ग ; और 
( ग ) राज्य के भीतर किमी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन पदों के 

सभी वर्ग ; 


i ) "स्थानीय प्राधिकारी " के अन्तर्गत कोई स्थानी प्राधिकारी नहीं है मो राज्य 

सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है । 


SEc. 3 (1)] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


1079 


7. अषिकरण का अभ्यावेदन प्राप्त करने का प्राषिकार. --- ( 1 ) मधिकरण, नियोजित 
व्यक्ति से या यथास्थिति उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों से उसकी अधिकारिता के भीतर 
मागलों के सम्बन्ध में उनकी व्यथाओं के प्रतितोष के लिए अभ्यावेदन प्राप्त कर सकेगा और ऐसे 
अभ्यावेदनों की ऐसी जांच के पश्चात जो यह ठीक समझे , ग्रहण कर सकेगा : 

परन्तु यह कि अधिकरण ऐसे अभ्यावेदनों को ग्रहण नहीं करेगा - - 
( क ) जब तक सम्बन्धित व्यक्ति ने यथास्थिति राज्य सरकार या किमी स्थानीय 

प्राधिकारी, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी अन्य प्रधि 
फारी या प्राधिकारी को ऐसे अभ्यावेदन करने के लिए सुसंगत नियमों के 
अधीन उपबन्धित उपचारों का उपभोग नहीं कर लिया है और ऐसा उप 
चार प्राप्त करने में असफल रहा है, या 
। यदि यथास्थिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सुसंगत नियमों 
के अधीन राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन अन्य अधिकारी 
या प्राधिकारी द्वारा ऐसी व्यथाओं का उपचार करने के लिए अभ्यावेदनों 
को अस्वीकार करने का अन्तिम प्रावेश पारित करने के पश्चात छह मास 
से अधिक की कालावधि बीत गयी है । 


( 2 ) इस पैरा के उप पैरा ( 1 ) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी , अधि 
करण , अपने विवेकानुसार, उस पैरा के अधीन किए गए किसी अभ्यावेदन को ग्रहण कर सकेगा 
यदि मामले को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान हो जाता है कि 
ऐसा करना ठीक और उचित है । 


( 3 ) इस पैरा के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन शपथ पत्र से समर्थित प्रावेदन के रूप में 
होगा और उसके साथ पचास रुपए की फीस का संदाय करने वाली खजाने की रसीद 
होगी ; 


परन्तु यह कि जहां अधिकरण अभ्यावेदन ग्रहण करने से इन्कार करता है , वहां यह , अपने 
विवेकानुसार इस प्रकार संवत्त फीस के प्रति -दाय ( रिफन्ड ) का प्रादेश कर सकेगा । 

( 4 ) जहां इस पैरा के अधीन किसी व्यथा के उपचार के लिए प्राधिकरण द्वारा अभ्यावेदन ग्रहण 
किया जाता है, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधि . 
कारी के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के सामने लम्बित ऐसी व्यथानों के उपचार के लिए सभी 
कार्यवाहियां उपशमित होगी और, अधिकरण द्वारा अन्यथा निवेणित के सिवाय , ऐसी व्यथाओं के उपचार 
के लिए कोई अभ्यावेदन राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा तत्प 
श्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण. -- इस पैरा के प्रयोजनार्थ, इस पैरा के उप पैरा ( 1 ) के परन्तुक के खण्ड ( क ) में 
निर्दिष्ट उपचारों का उपभोग किया हया और किसी व्यथा के बारे में उपचार प्राप्त करने में असफल हुमा 
समझा जाएगा :---- 

( i ) यदि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी , या सुसंगत नियमों के अधीन ऐसे उपचार 

के लिए किसी अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले ऐसे प्रादेश को पारित करने में 
सक्षम राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन अन्य अधिकारी या प्राधिकारी 
द्वारा कोई अंतिम आदेश कर दिया गया है । या 


1080 


THE GAZETE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART 11 - - 


( ii ) यदि इस प्रकार भेजे हुए अभ्यावेदन का उसके भेजने की तारीख से छह मास की काला 

वधि के भीतर निपटारा नहीं किया गया है । 


( 8 ) अधिकरण द्वारा प्रन्यावेदनों का निपटारा. - - प्रधिकरण , इस ग्लादेश के पैरा 
7 के अधीन किसी अभ्यावेदन को ग्रहण करने के पश्चात् , यथास्थिति राज्य सरकार या स्थानीय 
प्राधिकारी को , और ऐसे अन्य अधिकारियों , प्राधिकारियों और व्यस्तियों को जिन्हें यह आवश्यक 
और समीचीन समझे, उसकी प्रतिलिपियां भेजेगा और उनसे ऐसे समय के भीतर जो अधिकरण द्वारा 
विनिदिष्ट किया जाए , अभ्यावेदन के बारे में उनसे निवेदन करने की अपेक्षा करेगा और ऐसा निवेदन 
लिखित में होगा और शपथ पत्र के प्ररूप में होगा । 

( 2) निवेदनों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् अधिकरण 
अभ्यावेदनों की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और ऐसे अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को , यथा 
स्थिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को और ऐसे प्रत्येक अधिकारी, प्राधिकारी और व्यक्ति को 
जिस ने ऐसे अभ्यावेदन के बारे में निवेदन किया है ऐसी तारीख का नोटिस देगा । 

( 3 ) सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या ऐसी अन्य तारीख पर जिसके लिए सुनवाई 
स्थगित हो जाए , अधिकरण सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई करेगा और उस पर ऐसे प्राधेश पारित करेगा 
ओ यह ठीक समझे । 

( 4) अधिकरण द्वारा किए गए प्रत्येक प्रादेश की प्रतिलिपि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को 
सम्बन्धित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को और ऐसे त्येक अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति 
को जिस ने ऐसे अभ्यावेदन के बारे में निवेदन किए हैं , भेजी जाएगी । 


9. राज्य सरकार को कतियप कार्यपाहियों का भेजा जाना. -- जब अधिकरण इस आदेश 
के उपबंधों के अधीन किसी मामले के निपटारे का अंतिम आदेश पारित करता है तो उसकी कार्यवालियां 
राज्य सरकार को भेजी जाएंगी । 


___ 10. अधिकरण की प्रतिक्रिया . -- ( 1 ) अधिकरण की शक्तियां और कृत्य उनके सदस्यों में से 
अध्यक्ष द्वारा गठित न्याय पाठों के द्वारा प्रयोग और उन्मोचित की जा सकेगी । 

( 2 ) उन मामलों से अन्यथा जो खंड न्याय पीठ या पूर्ण न्याय पीठ द्वारा इस पैरा के उप पैरा 
( 3 ) और ( 4 ) के अधीन सुनवाई और अवधारण के लिए अपेक्षित हैं , सभी मामले , एकल सदस्य द्वारा 
सूने और अवधारित किए जा सकेंगे । 

परन्तु यह कि सदसस्य जिसके सामने मामला सुनवाई के लिए लगाया जाता है किसी समय 
खंड न्याय पीठ के लिए उसे स्थगित कर सकेगा । 


( 3 ) ऐसा मामला जिसका अधिकरण द्वारा अवधारण करने में , नियोजित व्यक्तियों के 
संबंध में साधारणत : लागू होने वाला ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित होता है, " जो उस मामले की बाबत नहीं 
है जिसकी " इस पैरा के उप -पैरा ( 4 ) के अधीन पूर्ण न्याय पीठ द्वारा सुनवाई और अवधारण किया 
जाना अपेक्षित है, की सुनवाई और अवधारण किसी खंड न्याय पीठ द्वारा किया जा सकेगा : 


परन्तु यह कि यदि न्याय पीठ के दोनों सदस्य सहमत हैं कि अवधारण में पर्याप्त महत्व का प्रश्न 
अन्तर्वलित है तो ये आदेश कर सकेंगे कि मामला या विवादित प्रश्न पूर्ण न्याय पीठ को निर्दिष्ट किया 
जाए । 


Stc, 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


1081 


( 4 ) पूर्ण न्याय पीठ तीन सदस्यों से अन्यन किसी संख्या का न्याय पीठ होगा और निम्न 
लिखित मामले पूर्ण न्याय पीठ द्वारा सुने और अवधारित किये जाएंगे , अर्थात : - - 


( i ) किसी पद की जिसके बारे में अधिकरण इस आदेश के अधीन अधिकारिता प्रयोग 

करता है, नियुक्ति या प्रोन्नति ; 
(ii ) ऐसे पदों के बारे में नियोजित व्यक्तियो की ज्येष्ठता ; 
( iii ) राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ( 1956 का 37) के परिणामस्वरूप राज्य 

___ की किन्ही सेवाओं के एकीकरण से प्रोद्भूत होने वाले मभी मामलो का अधधारण : 

( 5 ) यदि न्याय पीठ के सदस्यों की राय में किसी बिन्दू पर अन्तर है तो बिन्दु बहुमत की राय 
के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा , किन्तु यदि सदस्य राय में बराबर बटे हए हो , तो वे उस बिन्दु 
या उन बिन्दुओं को तय करेंगे जिस पर वे राय मे बंटे हुए है, और मामला तब अध्यक्ष द्वारा ऐसे बिन्दुप्रो 
पर सदस्यों में से उनसे अन्यथा जिन्होंने ऐसा मामला पहले सुन लिया है एक या अधिक द्वारा सुनवाई 
के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बिन्दु उन सदस्यों के जिन्होने मामला सुन लिया है , 
जिनके अन्तर्गत वे भी है जिन्होंने पहले सुनवाई की थी , बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित 
किया जाएगा । 

( 6 ) इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , अधिकरण को इसके कृत्यों के उन्मोचन 
या इसकी शक्तियों को प्रोद्भुत होने वाले सभी मामलों में उसकी अपनी प्रक्रिया और उसकी पीठों 
की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी । 


11. अधिकरण का गवाहों को समन करने और परीक्षण करने का और वस्तावेजों को पेश 
करने का निर्देश देने को शक्ति ---- अधिकरण को इस आदेश के प्रयोजनार्थ, वे सभी शक्तियां होंगी जो 
सिविल न्यायालय को वाद पर विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ( 1908 का 5 ) 
के अधीन होती हैं , तो औरविशेषकर निम्नलिखित मामलों के बारे में होगी , अर्थात : 

( क ) किसी व्यक्ति को समन करना और उसका हाजिरी प्रवर्तित कराना और उसकी 

शपथ पर परीक्षा करना ; 
( ख ) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना ; 
( ग ) शपथ पन पर साध्य प्राप्त करना ; 
( घ ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेखे या उसकी प्रतिलिपि की 

प्रध्यपेक्षा करना , और 
( ) साक्षियों या वस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना । 

12. अधिकरण का अवमान अधिकरण. - -दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974- 2 ) 
का धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 


13. अधिकरण का स्टाक . - - राज्य सरकार, अध्यक्ष से परामर्क करने के पश्चात, अधिकरण 
के लिए व्यवस्था किए जाने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और प्रवर्गों का 
अवधारण करेगी और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को उपलब्ध कराएगी । 


14. प्रावप्रवेश के उच्च न्यायालय इत्यादि से कार्यवाहियों का अधिकरण को अन्तरण. - -- 
( 1 ) इस आदेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व - 

(i) प्रांध्रप्रदेश के न्यायालय में ; या 


1082 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


( PART II — Sec . 3 (1) ] 


- 


- 


.. . 


( ii ) उस राज्य में किसी अन्य सिविल न्यायालय में , लम्बित ऐसी कार्यवाहियां जो 
ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् यथास्थिति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायालयों के 
ऊपर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां 
और प्राधिकारी और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कार्यवाहियां प्रमाणित की जाती 
हैं जिन्हे अधिकरण द्वारा सुना और विनिश्चय किया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणीकरण के पश्चात यथा 
शक्यशीन अधिकरण को अन्तरित की जाएगी । 
( 2) इस पैरा के उप पैरा ( 1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , 
(i ) आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की अपीलों, उच्चतम न्यायालय को अपीलों की 

अनुज्ञा के लिए आवेदनों और पूनविलोकन के आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों 
को जहां ऐसी कार्यवाहियों में उस उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी प्रादेश के 
बारे में कोई अनुतोष मांगा गया है , ग्रहण करने , सुनवाई करने और निपटारा 

करने की अधिकारिता होगी जो अधिकरण को नहीं होगी ; या 
( ii ) राज्य में किसी अन्य सिविल न्यायालय को पुनर्वलोकन के आवेदनों और कार्य 

वाहियों को जहां ऐसी कार्यवाहियों में उस न्यायालय द्वारा पारित किसी प्रादेश 
के बारे में अनुतोष मांगा गया है, ग्रहण करने , सुनवाई करने और निपटारा करने की 

अधिकारिता होगी जो अधिकरण को नहीं होगी । 
स्पटीकरण.- - इस पैरा के उपपरा ( 1 ) और ( 2 ) के प्रयोजन के लिए - 
( क ) कार्यवाहियां मांध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय या राज्य में किसी अन्य सिविल न्याय 

लय में तब तक लम्बित समझी जाएगी जब तक कि उस न्यायालय ने पक्षकारों 
के बीच सभी विवाचकों का जिसके अन्तर्गत कार्यवाहियों के खर्च के कराधान 
के बारे में कोई विधायक भी है और जिसके अन्दर अपील भी होगी , 
निपटारा नहीं कर दिया है । 
प्रांध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रतिनिर्देश को उसके न्यायाधीश या खंड न्यायालय 
के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हए , अर्थ लगाया जाएगा और न्यायालय या 
न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का उस न्यायालय या 
न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय या बिक्री के निर्देशो कों सम्मिलित करते 

हुए अर्थ लगाया जाएगा । 
15. अधिकरण को अन्तरित कार्यवाहियों में उपस्थित होने और कार्य करने का अधिकार. 
किसी व्यक्ति को जो इस आदेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय 
में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार एडवोकेटहै और इस आदेश के पैरा 14 के अधीन उस राज्य 
के भीतर उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य सिविल न्यायालय से अधिकरण को अन्तरित किन्हीं कार्य 
वाहियों में उपस्थित होने और कार्य करने के लिए प्राधिकृत था , उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अधिकरण 
के सामने , यथास्थिति उपस्थित होने या कार्य करने का अधिकार होगा । 


[सं० 3/ 5/ ए०पी० 74-पोल ( के ) ] 
राष्ट्रपति के नाम में और उसके आदेश द्वारा 

पी० पी० नययर, संयुक्त सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PREBS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


